R 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


26 चैत्र , 1938 ( श०) 


संख्या- 231 


राँची , बुधवार , 


19 अप्रैल, 2017 ( ई० ) 


स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग 


- - - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 

7 अप्रैल , 2017 
संख्या - निदे०/खाद्य/ विविध-13/ 2011 - 65 (F)/ स्वा० -- श्री चतुर्भुज मीणा, सेवानिवृत्त खाद्य विश्लेषक, 
निवासी-41, आहिल्याबाई मार्ग, गली नं०-1, नलियाबाखल, उज्जैन , मध्य प्रदेश को राज्य खादय जांच प्रयोगशाला, 
नामकुम, राँची में खाद्य विश्लेषक ( Food Analyst ) के पद पर एक वर्ष अथवा नियमित नियुक्ति ( जो भी पहले हो ) 
तक के लिए संविदा के आधार पर नियुक्त किया जाता है । 

2. इस अवधि में इनकी सेवा शर्ते एवं देय संविदा राशि वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 4569/वि० 
दिनांक 5 जुलाई , 2002 एवं संकल्प सं० - 1243 /वि० दिनांक 28 अप्रैल , 2016 में निहित प्रावधान के अनुसार 
निरूपित होगी । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

सुधीर त्रिपाठी, 
खाद्य संरक्षा आयुक्त - सह- अपर मुख्य सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 231 -- 50 । 


